रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 1 , 2019 / आश्विन 9 , 1941 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ASVINA 9, 1941 


सं . 3278] 
No. 3278] 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 अक्तूबर, 2019 
का . आ . 3594( अ). विनाशक कीट और नाशीजीव अधिनियम , 1914 ( 1914 का 2) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन) आदेश , 2003 में 
पुन : संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इस आदेश को पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) (नौंवा संशोधन) आदेश , 

2019 कहा जाएगा । 

( 2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा । 
2 . पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 की अनुसूची-1 में " लैंड फ्रंटियर स्टेशन " शीर्ष के तहत क्रम 

सं . 23 तथा इसकी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्र . सं . तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी नामत : 
| लैंड फ्रंटियर स्टेशन 
| "24 बढनी ( उत्तर प्रदेश ) 


3. 


अनसची II का संशोधन - पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश. 2003 की अनसची- II में कॉलम ( 4 ) 
पीक्यू स्टेशन का अधिकार क्षेत्र के निम्नलिखित क्र . सं . से संबंधित प्रविष्टियों के बदले इस संबंध में निम्नलिखित 
प्रविष्टियों को अंत : स्थापित किया जाएगा नामत : 
क्र . सं . स्थान 

पीक्यू स्टेशन का अधिकारी क्षेत्र 
41 नागपुर 

| पौध संगरोध स्टेशन , नागपुर (महाराष्ट्र ) 
58 इंदौर 

पौध संगरोध स्टेशन , इंदौर ( मध्य प्रदेश ) 


5191 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii ) ] 


66 


धानंद ( इंदौर) 
| खेड़ा ( धार ) 


67 


68 


पीथमपुर( धार ) 


69 


पौध संगरोध स्टेशन , इंदौर (मध्य प्रदेश ) 
पौध संगरोध स्टेशन , इंदौर (मध्य प्रदेश ) 
पौध संगरोध स्टेशन , इंदौर (मध्य प्रदेश ) 
पौध संगरोध स्टेशन, इंदौर (मध्य प्रदेश ) 
पौध संगरोध स्टेशन, इंदौर (मध्य प्रदेश ) 
पौध संगरोध स्टेशन , नागपुर (महाराष्ट्र ) 
पौध संगरोध स्टेशन , नागपुर ( महाराष्ट्र ) 


रतलाम 
मंडीदीप ( रायसेन ) 
बोरखेड़ी ( नागपुर ) 
| वर्धा 


70 
71 
73 


2 


4. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 2003 की अनूसूची - VII में क्र . सं . 301 तथा इसकी प्रविष्टियों के 
बाद निम्नलिखित क्र .सं . तथा प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी नामत : 
1 

3 
वैज्ञानिक नाम 

पौध उत्पाद 
302. | एबीएस स्पेक्टेबिलिस 

औषधीय प्रयोग के लिए पत्ते ( सूखे ) 
303. एकेसिया कटेच 

| औषधीय प्रयोग के लिए फल (सूखे) 
304. एकेसिया रुगाटा 

औषधीय प्रयोग के लिए फूल ( सूखे ) 
305. एकेसिया फर्नेसिआना ( सामानार्थी | औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 

एकेसिया इंडिका ) 
306 . एकेसिया निलोटिका 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
307. | एकोनिटम हेटेरोफ्य्ल्लु म 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
308. एकोनिटम नापेल्लुस 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध की जड़ ( सूखी ) 
309. एकोनिटम स्पेसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
310 . असेन्ड्रा बुटीरसा 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
311 . एगतोस्मा क्रेनुलेटा ( सामानार्थी - औषधीय प्रयोग के लिए पत्ते ( सूखे ) 

बारसोमा क्रेनुलेटा ) 
312. अगेरातिना स्पेसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध (सूखी ) 
313. अग्रोपायरोन रेपेन्स 

औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद ( सूखी ) 
314. एलेट्रिस फरिनोसा 

प्रकंद/ औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
315 . अल्लीउम उर्सीनुम 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
316 . अल्लीउम वल्लीची 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
317. अलनुस ग्लूटिनोसा 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
318 . अल्सटोनिआ स्कॉलरिस 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल( सूखी ) 
319 . एल्थिया ओफ्फिसिनालिस 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
320 . अम्मी विसनागा 

बीज / औषधीय प्रयोग के लिए फल ( सूखे ) 
321. अनमिरता कोक्कुलस 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
322. आर्टिमिसिया अबरोटयनम 

अबरोटयनम - औषधीय उपयोग के लिए पत्ते और 

नए अंकुर (सूखे) 
323. | एस्क्लेपियस टयूबेरोसा 

| औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


324. 


325 . 


326 . 


327 . 


328. 


329 . 


330 . 


331 . 
332. 


औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल / पत्ते ( सूखे ) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ / छाल/डंठल ( सूखे ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल, पत्ते , डंठल ( सूखे ) 
प्रकंद/ औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध (सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए फल ( सूखे ) 

औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद/ जड़ ( सूखी ) 
| औषधीय प्रयोग के लिए फल ( सूखे ) 


333. 


334. 


335. 


336 . 


ऐस्पैरागस स्पेसिस 
बॉहिनिआ परपुरे 
बॉहिनिआ वाहिनिआ 
बॉहिनिआ वरिएगटा 
बर्बेरिस अरिस्टेटा 
बेर्गेनिआ सिलियटा 
बोएहमेरिआ रुगुलोसा 
कैलोफ्टल्लुम थालिस्ट्रोइड्स 
चमेलीरियम लुटयम 
चेलोने ग्लाबरा 
चीमाफिला उम्बेल्लेटा 
क्लोरोफायटम स्पेसिस 
कोएरोस्पोंडिअस अक्सिल्लरिस 
सिमिसीफुगा रेसीमोसा 
सिन्नामोमम ग्लॉसेसेंस (सामानार्थी - 
सिन्नामोमम सीसीडाफने ) 
सिठ्ठलस कोलोसिंथिस 
कोनियम मेकुलेटम 
| कोणवल्लय मेजलिस 
कृटैवा नरवाला 
कुरकुलीगो ओरचीओइड्स 
| साईपरस स्पेसिस 
डाफ्ने मेज़ेरियम 
डेलफिनियम डेनुड़ेटम 
डेलफिनियम हिमालये 
डेलफिनियम स्टैफिसागरिए 
डेस्मोडियम गंगेटीकम 


337 . 


338 . 


339 . 


340 . 


341 . 


342 . 


343 . 


344. 


औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
मेजेरियम - औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
औषधीय प्रयोग के लिए बीज के अलावा संपूर्ण पौध 


345 . 
346. 


347. 


348. 


349 . 


( सूखी ) 


350 . 


औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 


351 . 


352. 


353. 


डायोस्कोरा स्पेसिस 
डायोस्कोरा कम्युनिस (सामानार्थी - 
टेमस कम्युनिस ) 
| एचिनेका अंगुस्टीफोलीआ । 
युक्यलिप्टस स्पेसिस 
फिकस बेंघालेसिस 
फिकस रेलिजिओसा 
गेलिगा ओफ्फिसिनालिस 
गेलसेमीयम सेम्पेरवाईरेंस 


354. 


| औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध की जड़ ( सूखी ) 

औषधीय प्रयोग के लिए डंठल , पत्ती ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 


355 . 


356. 


357. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


358. 


359. 


360. 


361 . 
362. 


363 . 


364. 


365 . 
366. 
367 . 


368. 


369. 


370 . 


371. 


372. 


373. 


374. 


375. 


| नेफेलियम पोलीसीफेलम 

| औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
ग्रिंडेलिया काम्पोरूम / ग्रिंडेलिया रोबुस्टा औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
हेडीच्यूम स्पाईकेटम 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
हेलेबोरस नॉइजर 

औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद ( सूखी ) 
इम्पोइआ स्पेसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए फूल ( सूखे ) 
जुगलांस रेजिया 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
जुनिपेरस स्पेसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए डंठल / पत्ती ( सूखी ) 
ल्यूनोरस कार्डिआका 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
लेपटाडिनिया रेटिकुलेटा 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ , डंठल ( सूखी ) 
लिन्ड्रा नीसिऑना 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज, फल ( सूखे ) 
लोबारिया पलमोनेरिया 

औषधीय प्रयोग के लिए शैवाक ( सूखी ) 
लाइकोपोडियम क्लेवॉटम 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
लाइकोपस वर्जिनिकस 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
मर्सेडिनिया कंडुरंगो 

कंडुरंगो - औषधीय प्रयोग के लिए छाल( सूखी ) 
मेलिलोटस ऑफिसिनेलिस 

मेलिलोटस - औषधीय प्रयोग के लिए पुष्पक्रम ( फूलों 

पर ) ( सूखे) 
मिटचेलारिस 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
मोरिंगा आलिएफेरा 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल / पत्ती ( सूखी ) 
मोसानोना डेप्रेसा ( सामानार्थी - गटेरिया औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
गोमेरी) 
मुरिया कोईनीगी 

सेवन / औषधीय प्रयोग के लिए डंठल/ पत्ती 
मेरसीन सेमिसेराटा 

| औषधीय प्रयोग के लिए फल ( सूखे ) 
निओपिक्रोरजिया सेक्रोफुलेरीफ्लोरा | औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
( सामानार्थी- पिक्रोरजिया 
सेक्रोफुलेरीफ्लोरा) 
ओरोजाइलम इंडिकम 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
प्याउनिया ऑफीसिनेलिस 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
पेरिस पालीफाइला 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
पीमस बोल्डस 

औषधीय प्रयोग के लिए बोल्डो- पत्ते ( सूखी ) 
फाईल्लेंथस नीरुरी 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़/संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
फाईसोस्टिगमा वेनेनोसम 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
प्लमबागो झेलानिका 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
पॉलीगोनम पंकटेट्म 

| औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
पॉलीपोडियम वलग्यारे 

औषधीय प्रयोग के लिए डंठल ( सूखी ) 
पोटेनटिला फलगेन्स 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) । 
रियम अस्ट्रेला 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़/डंठल /पत्ती ( सूखी ) 
| रोडोडेनड्रोन एनथोपोगॉन 

औषधीय प्रयोग के लिए डंठल , पत्ती, फूल ( सूखे) । 
रोडोडेनड्रोन ओरियम ( सामानार्थी - औषधीय प्रयोग के लिए पत्ते एवं फूल ( सूखे ) 


376. 


377. 


378. 


379 . 


380 . 


381. 


382 . 
383. 
384 . 


385 . 


386. 


387 . 


388. 


389 . 


390 . 


391. 


[ भाग II - खण्ड 3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


392. 


393. 


394. 


395 . 


396 . 


397. 


398 . 


399. 


400 . 


401. 


402. 


403. 


404. 


405. 


406. 


रोडोडेनड्रोन क्राइसेंथम ) 
रोबिनिया स्यूडोऐकेसिया 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी) 
रुमेक्स नेपेलेंसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
सम्बुसस केनाडेनसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए पुष्पण मुख ( सूखी ) 
सेगुनारिया केनाडेनसिस 

औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद ( सूखी ) 
सेपींडस मुकोरोसी 

औषधीय प्रयोग के लिए फल ( सूखे ) 
सारका असोका 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
सिलिचेरा ओलिओसा ( ल्याक गम ) ल्याक गम - औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध 

( सूखी) 
सिलिचेरा ट्राजुगा 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
सिलिनम वालीचयनम ( सामानार्थी | औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
सिलिनम टेन्यूफोलियम ) 
सेनिसीओ ओरेएस 

| औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
स्माइलेक्स आरनेटा ( सामानार्थी | सर्सपारिल्ला - औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
स्माइलेक्स रिजेली) 
सोलेनम वर्जिनियनम ( सामानार्थी | औषधीय प्रयोग के लिए फल , संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
सोलेनम झानथोकारपम ) 
सोलीडेगो वर्गा- ऑरिया 

औषधीय प्रयोग के लिए पुष्पण मुख 
स्पाइजेलिया मेरीलेंडिका 

औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद ( सूखी ) 
स्टरियोस्पर्मम सुआवलेंस (सामानार्थी - | औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
स्टरियोस्पर्मम चिलोनायड्स ) 
स्ट्रोफेनथस हिसपीडस 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
स्बेटिया स्पेसिस बेटिया चिरायटा औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध (सूखी ) 
सिमप्लोकॉस रेसिमोसा 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
सिजियम क्यूमिनी 

औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
टेरामनस लेबिएलिस 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
थाईसानोलिना मेक्सिमा (सामानार्थी - औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्णपौध (सूखी ) 
थाईसानोलिना लेटिफोलिया ) 
टाइनसपोरा साइनेंसिसs ( सामानार्थी - | औषधीय प्रयोग के लिए जड़/डंठल 
टाइनसपोरा कॉरडिफोलिया ) 
ट्राइकोसेंथस वालीचेयना 

औषधीय प्रयोग के लिए बीज 
ट्राइलियम गोवानियनम 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
उरारिया पीकटा 

औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 
वलेरियाना जटमानसी 

औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी ) 
वेराट्रम एलबम 

औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद / जड़ ( सूखी ) 
वेराट्रम वीरीडे( सामानार्थी - हेलोनियस | औषधीय प्रयोग के लिए प्रकंद/ जड़ ( सूखी ) 
वीरीडे) 
वेरोनिकास्ट्रम वर्जिनिकम 

लेपतंदरा - औषधीय प्रयोग के लिए जड़ ( सूखी) 
| विगना ट्राइलोबेटा ( सामानार्थी - | औषधीय प्रयोग के लिए संपूर्ण पौध ( सूखी ) 


407 . 


408 . 


409. 


410 . 
411. 


412. 


413. 


414 . 


415. 


416. 


417. 


418. 


419 . 


420 . 


421 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


422. 


फेसालियस ट्राइलोबस ) 
झेंथोजाइलम फ्रेक्जीनियम 
झेंथोजाइलम अर्मेटम 
| जिजीफस जुजुबा 


423. 


औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 
औषधीय प्रयोग के लिए फल (सूखे) 
औषधीय प्रयोग के लिए छाल ( सूखी ) 


424. 


5. पौध संगरोध ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश , 2003 की अनूसूची - VII में निम्नलिखित प्रविष्टियों को संशोधित 

किया जाएगा नामत : 
(i) ओकुबका अब्रेविली से संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम ( 2 ) में क्र . सं. 181 के बदले कॉलम ( 3) में निम्नलिखित 
प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी : 

( 1 ) 
| 181 ओकुबाका अब्रेविली 

औषधीय प्रयोग के लिए ओकुबाका छाल / जड़ें ( सूखा ) 


( 2 ) 


( 3) 


( ii ) सबल सेरुलेटा से संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम ( 2 ) में क्र . सं . 234 के बदले कॉलम 3 में निम्नलिखित प्रविष्टियां 
सम्मिलित की जाएंगी: 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1) 
| 234 


सबल सेरुलेटा 


औषधीय प्रयोग के लिए सॉ पल्मेट्टो जड़/ फल ( सूखी ) 


(iii) सम्बुकस नॉइजर से संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम ( 2) में क्र . सं . 238 के बदले कॉलम ( 3) में निम्नलिखित 
प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी : 
( 1 ) ( 2) 

( 3 ) 
238 सम्बुकस नॉइजर 

उपभोग / औषधीय उद्देश्य के लिए पुराने सूखे बेर के फल तथा 
औषधीय उद्देश्य के लिए पत्ते/ फूल ( सूखे) 


(iv) सोइनोक्यालॉन ऑफिसिनेल से संबंधित प्रविष्टियों के लिए कॉलम ( 2) में क्र . सं . 242 के बदले कॉलम (3) में 
निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित की जाएंगी : 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
औषधीय उपयोग के लिए सबडिला बीज/पीसे हुए बीज ( सूखे) 


| 242 सोइनोक्यालॉन ऑफिसिनेल 


41 


6. पौध संगरोध ( भारत में आयात विनियमन ) आदेश 2003 की अनुसूची X में कॉलम ( 2) में निम्नलिखित क्र .सं . से 
संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों के साथ अंत : स्थापित किया जाएगा नामत : 
क्र . सं . 

जारी करने वाला प्राधिकरण 
( 1) ___ 

( 2 ) 
प्रभारी अधिकारी 
पौध संगरोध स्टेशन 

इंदौर ( मध्य प्रदेश ) 
42 प्रभारी अधिकारी 

पौध संगरोध स्टेशन 
नागपुर (महाराष्ट्र ) 

[ फा . सं . 8- 108/ 2018-पीपी. II ] 

अतीश चंद्र, संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पणी : पौध संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर , 2003 के का . आ . 1322( अ) में 
प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी , 2004 के का . आ . 167( अ ), 29 मार्च, 2004 के का . आ . 427( अ ), 
31 मई , 2004 के का . आ . 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का . आ . 263( अ), 31 मार्च, 2005 के का . आ . 462 ( अ) , 
14 जुलाई , 2006 के का . आ . 1121 ( अ ), 31 जुलाई , 2006 के का . आ . 1353( अ ), 31 अक्टूबर, 2006 के का . आ . 1873 ( अ ), 
6 दिसम्बर , 2006 के का . आ . 2074( अ), 3 दिसम्बर , 2007 के का . आ . 2069 ( अ ), 1 जनवरी, 2008 के का . आ . 3( अ), 
8 दिसम्बर, 2008 के का . आ . 2847 ( अ), 15 दिसम्बर , 2008 के का . आ. 2888( अ), 9 सितम्बर, 2009 के का . आ . 2286 ( अ), 
16 सितम्बर , 2009 के का . आ . 2390 ( अ ), 23 दिसम्बर , 2009 के का . आ . 3269 ( अ ), 24 दिसम्बर , 2009 के 
का . आ. 3298( अ), 21 अप्रैल , 2010 के का . आ . 907( अ), 27 अगस्त , 2010 के का . आ. 2095( अ), 15 सितम्बर , 2010 के 
का . आ . 2284 ( अ), 11 अक्टूबर , 2010 के का . आ . 2516( अ ), 4 नवम्बर , 2010 के का . आ . 2711 ( अ ), 28 दिसम्बर , 2010 
के का . आ . 3052 ( अ), 28 अप्रैल , 2011 के का . आ . 887( अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का . आ . 2845( अ), 17 फरवरी , 2012 
के का . आ . 296( अ ), 23 नवम्बर , 2012 के का . आ . 2775( अ ), 21 मार्च, 2013 के का . आ . 799( अ), 28 मई , 2013 के 
का . आ . 1378 ( अ ), 14 जून , 2013 के का . आ . 1531 ( अ ), 26 सितम्बर , 2013 के का . आ . 2919 ( अ ), 13 जून , 2014 के 
का . आ . 1508( अ ), 27 जून , 2014 के का . आ . 1632( अ), 12 सितम्बर, 2014 के का . आ . 2320( अ ), 29 सितम्बर , 2014 के 
का . आ . 2542( अ ), 11 नवम्बर , 2014 के का . आ . 2879( अ), 10 दिसम्बर , 2014 के का . आ. 3114( अ), 26 मई, 2015 के 
का . आ . 1413( अ), 15 सितम्बर , 2015 के का . आ . 2496( अ ), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का . आ . 101 ( अ ), 7 मार्च, 
2016 के का . आ . 608( अ ), दिनांक 25 मई , 2016 के का . आ . 1873( अ ), दिनांक 20 जून , 2016 के का . आ . 2192( अ ) 
दिनांक 29 जून , 2016 के का . आ . 2248( अ), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का . आ . 2453( अ), दिनांक 5 अगस्त , 2016 के 
का . आ . 2614( अ) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का . आ . 264( अ), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का . आ . 364 (अ ), दिनांक 
27 अप्रैल , 2017 के का . आ . 1344( अ.), दिनांक 8.05.2017 के का . आ . 1475( अ), दिनांक 21.06.2017 के का . आ . 2019( अ), 
दिनांक 6.07. 2017 के का . आ . 2152( अ), दिनांक 23. 08. 2017 के का . आ . 2752( अ ) और दिनांक 06. 10. 2017 के 
का . आ . 3293( अ ) और दिनांक 7 नवम्बर , 2017 के का . आ . 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का . आ . 4082( अ ) 
तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का . आ . 1248 ( अ), दिनांक 10 मई , 2018 के का . आ . 1873 ( अ ), दिनांक 15 मई, 2018 के 
का . आ . 1930 , दिनांक 24 मई , 2018 के का . आ . 2059 ( अ ), दिनांक 4 जून , 2018 के का . आ . 2286 ( अ ) और दिनांक 
29 जून, 2018 के का . आ . 3194 ( अ), दिनांक 10 जुलाई , 2018 के का . आ . 3392 ( अ) और दिनांक 16 अगस्त , 2018 के 
का . आ. 3998( अ) और दिनांक 3 अक्टूबर , 2018 के का . आ . 5158( अ) और दिनांक 22 नबंवर , 2018 के का . आ . 3830 ( अ), 
दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का . आ . 6224 ( अ), 19 फरवरी , 2019 के का . आ . 941 ( अ), और दिनांक 6 मई, 2019 के 
का . आ . 1728 ( अ), दिनांक 24 मई, 2019 के का . आ . 1817( अ), दिनांक 11 जून , 2019 के का . आ . 1954( अ), तथा दिनांक 
15 जुलाई, 2019 के का . आ . 2525( अ), दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का . आ . 2603( अ) और दिनांक 29 अगस्त, 2019 के 
का . आ . 3141( अ ) के माध्यम से संशोधित किया गया । 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Agriculture , Cooperation & Farmers Welfare) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st October, 2019 
S . O . 3594 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 of the Destructive 
Insects and Pests Act, 1914 ( 2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to 
amend the Plant Quarantine ( Regulation of Import into India ) Order, 2003, namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


1 . 


Short title and Commencement. — ( 1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of 
Import into India ) (Ninth Amendment) Order , 2019 . 
(2 ) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
In Schedule I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 , under the heading 
“ Land Frontier Stations” , after serial number 23 and the entries relating thereto the following serial 
numbers and entries shall be added , namely : 

Land Frontier Stations 
“ 24 . Barhni (Uttar Pradesh ) 


3 . 


Amendment of Schedule II.- In the Schedule II of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) 
Order, 2003, against the entries relating to following serial numbers, in column (4 ) “ Jurisdiction of PQ 
Station ”, the following entries relating thereto , shall be replaced namely : 


S .No. 


Place 


Nagpur 


41. 
58 . 


66 . 


67. 
68. 


Indore 
Dhannd (Indore ) 
Kheda (Dhar ) 
Pithampur ( Dhar) 
Ratlam 
Mandideep (Raisen ) 
Borkhedi (Nagpur) 
Wardha 


Jurisdiction of PQ Station 
Plant Quarantine Station , Nagpur (Maharashtra ) 
Plant Quarantine Station , Indore (Madhya Pradesh ) 
Plant Quarantine Station , Indore (Madhya Pradesh ) 
Plant Quarantine Station , Indore (Madhya Pradesh ) 
Plant Quarantine Station , Indore (Madhya Pradesh ) 
Plant Quarantine Station , Indore (Madhya Pradesh ) 
Plant Quarantine Station , Indore (Madhya Pradesh ) 
Plant Quarantine Station , Nagpur (Maharashtra ) 
Plant Quarantine Station , Nagpur (Maharashtra ) 


69. 


70 . 
71. 
73 . 


4 . In Schedule VII of the Plant Quarantine (Regulation of import into India ) Order, 2003 after serial 

number 301 and the entries thereto the following serial number and the entries shall be inserted 
namely : 
(1 ) (2 ) 

( 3 ) 
Scientific Name 

Plant Products 
302 Abies spectabilis 

Leaf (dried ) for medicinal use 
303 Acacia catechu 

Fruit ( dried ) for medicinal use 
304 Acacia rugata 

Flower ( dried ) for medicinal use 
305 Acacia farnesiana (Synonym - Bark (dried ) for medicinal use 

Acacia indica ) 
306 Acacia nilotica 

Bark (dried ) for medicinal use 
307 Aconitum heterophyllum 

Root (dried ) for medicinal use 
308 Aconitum napellus 

Whole plant with root (dried) for medicinal use 
Aconitum spp. 

Root (dried ) for medicinal use 
310 Aesandra butyracea 

Seed for medicinal use 
311 Agathosma crenulata ( Synonym - Leaves ( dried ) for medicinal use 

Barosma crenulata ) 
312 Ageratina spp. 

Whole plant (dried ) for medicinal use 
313 Agropyron repens 

Rhizome (dried ) for medicinal use 


309 


[ 471 II - 205 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 314 
315 


316 


317 
318 


Aletris farinosa 
Allium ursinum 
Allium wallichii 
Alnus glutinosa 
Alstonia scholaris 
Althea officinalis 
Ammi visnaga 
Anamirta cocculus 
Artemisia abrotanum 


319 
320 


321 


322 


323 
324 
325 
326 
327 
328 


Rhizome/ root ( dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) formedicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Seed / Fruit (dried ) for medicinal use 
Seeds for medicinal use 
Abrotanum – Leaves & young shoots (dried ) for 
medicinal use 
Root ( dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Bark / leaf (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Root/ bark / stem (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Bark , leaves, stem (dried ) for medicinal use 
Rhizome/ root (dried ) for medicinal use 
Rhizome (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Fruits (dried ) formedicinal use 
Rhizome/ root (dried ) for medicinal use 
Fruit (dried ) for medicinal use 


329 


330 
331 
332 


333 


334 
335 


| Asclepias tuberosa 
Asparagus spp . 
Bauhinia purpurea 
Bauhinia vahinia 
Bauhinia variegata 
Berberis aristata 
Bergenia ciliata 
Boehmeria rugulosa 
| Caulophyllum thalictroides 
Chamaelirium luteum 
Chelone glabra 
Chimaphila umbellata 
Chlorophytum spp. 
Choerospondias axillaris 
Cimicifuga racemosa 
Cinnamomum glaucescens 
(Synonym - Cinnamomum 
cecidodaphne ) 
Citrullus colocynthis 
Conium maculatum 
Convallaria majalis 
Crataeva nurvala 
Curculigo orchioides 
Cyperus spp . 
Daphne mezereum 
Delphinium denudatum 
Delphinium himalayae 
| Delphinium staphisagria 
Desmodium gangeticum 
Dioscorea spp. 
Dioscorea communis ( Synonym 
- Tamus communis ) 


336 
337 
338 


339 


340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 


Seed for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Mezereum - Bark (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Root ( dried ) formedicinal use 
Seeds for medicinal use 
Whole plant (dried ) except seed formedicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 


347 


Delphi 


348 
349 
350 
351 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


352 
353 


354 
355 
356 


Whole plant with root ( dried ) for medicinal use 
Stem , Leaf (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) formedicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 


357 


358 


359 


360 
361 


Echinacea angustifolia 
Eucalyptus spp . 
Ficus benghalensis 
Ficus religiosa 
Galega officinalis 
Gelsemium sempervirens 
Gnaphalium polycephalum 
Grindelia camporum / Grindelia 
robusta 
Hedychium spicatum 
Helleborus niger 
Ipomoea spp . 
Juglans regia 
Juniperus spp . 
Leonurus cardiaca 
Leptadenia reticulata 
Lindera neesiana 
Lobaria pulmonaria 
Lycopodium clavatum 
Lycopus virginicus 
Marsdenia cundurango 
Melilotus officinalis 


362 


363 
364 
365 


366 


367 


368 


Lob 


Root (dried ) for medicinal use 
Rhizome (dried ) for medicinal use 
Root and Flower (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Stem / leaf (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Root, Stem (dried ) for medicinal use 
Seed , Fruit (dried ) for medicinal use 
Lichen (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) formedicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Condurango - bark (dried ) for medicinal use 
Mililotus - Inflorescens (flowering top ) (dried ) for 
medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Bark / leaf (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 


369 


370 


371 


372 


373 


374 
375 


376 


377 


Stem /leaf (dried ) for consumption / medicinal use 
Fruit ( dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 


378 


379 
380 


Mitchella repens 
Moringa oleifera 
Mosannona depressa ( Synonym - 
Guatteria gaumeri ) 
Murraya koenigii 
Myrsine semiserrata 
Neopicrorhiza scrophulariiflora 
(Synonym - Picrorhiza 
scrophulariiflora ) 
Oroxylum indicum 
Paeonia officinalis 
Paris polyphylla 
Peumus boldus 
Phyllanthus niruri 
Physostigma venenosum 
| Plumbago zeylanica 
Polygonum punctatum 
Polypodium vulgare 
Potentilla fulgens 
Rheum australe 


381 


382 


383 
384 
385 


Bark (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Boldo - Leaves (dried ) for medicinal use 
Root/whole plant (dried ) for medicinal use 
Seeds for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Stem (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Root/ stem / leaf ( dried ) for medicinal use 


386 
387 


388 
389 


[ 471 II - 205 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


390 


391 


392 


393 


394 


395 


396 


397 


398 


399 


400 


Rhododendron anthopogon Stem , Leaf, Flower (dried ) for medicinal use 
Rhododendron aureum ( Synonym Leaves and Flower (dried ) for medicinal use 
- Rhododendron chrysanthum ) 
Robinia pseudoacacia 

Bark (dried ) for medicinal use 
Rumex nepalensis 

Root (dried) for medicinal use 
Sambucus canadensis 

Flowering heads (dried ) for medicinal use 
Sanguinaria canadensis 

Rhizome (dried ) for medicinal use 
Sapindus mukorossi 

Fruit (dried ) for medicinal use 
Saraca asoca 

Bark (dried ) for medicinal use 
Schleichera oleosa (Lac gum ) Lac gum - Whole plant (dried ) for medicinal use 
Schleichera trijuga 

Seed for medicinal use 
Selinum wallichianum ( Synonym Root (dried ) for medicinal use 
- Selinum tenuifolium ) 
Senecio aureus 

Whole plant ( dried ) for medicinal use 
Smilax ornata (Synonym - Smilax Sarsaparilla - Root (dried ) formedicinal use 
regelii) 
Solanum virginianum (Synonym - Fruit, whole plant (dried ) for medicinal use 
Solanum xanthocarpum ) 
Solidago virga-aurea 

Flowering heads (dried ) for medicinal use 
Spigelia marilandica 

Rhizome (dried ) formedicinal use 
Stereospermum suaveolens Bark (dried ) for medicinal use 
(Synonym - Stereospermum 
chelonoides) 
Strophanthus hispidus 

Seeds for medicinal use 


401 


402 


403 


404 


405 


406 


407 


408 


Swertia spp ./ Swertia chirayita 


409 


Symplocos racemosa 


410 
411 


Whole plant (dried ) for medicinal use 
Bark (dried ) for medicinal use 
Bark ( dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) for medicinal use 


412 


413 


Root/ stem (dried ) for medicinal use 


Syzygium cumini 
Teramnus labialis 
Thysanolaena maxima (Synonym 
- Thysanolaena latifolia ) 
Tinospora sinensis (Synonym - 
Tinospora cordifolia ) 
Trichosanthes wallichiana 
Trillium govanianum 
Uraria picta 
Valeriana jatamansi 
Veratrum album 


414 


415 


416 


Seed for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Whole plant (dried ) for medicinal use 
Root (dried ) for medicinal use 
Rhizome/ root (dried ) for medicinal use 


417 


418 


419 


Rhizome/ root ( dried ) for medicinal use 


Veratrum viride (Synonym - 
Helonias viride) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


420 


Veronicastrum virginicum 


Leptandra - Root ( dried ) for medicinal use 


421 


Whole plant (dried ) for medicinal use 


422 


Vigna trilobata (Synonym - 
Phaseolus trilobus) 
Xanthoxylum fraxineum 
Zanthoxylum armatum 
Ziziphus jujuba 


Bark (dried ) for medicinal use 


423 


Fruit (dried ) for medicinal use 


424 


Bark (dried ) for medicinal use 


5 . 


In Schedule VII of the Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003 , the following 
entries shall be modified : 
(i) Against Serial No . 181, in column (2 ) for the entries relating to Okoubaka aubrevillei, in 
column (3 ) the following entries shall be inserted : 
(1 ) 

( 2 ) 
181 Okoubaka aubrevillei 

Okoubaka bark / roots (dried ) for medicinal use 


( 3 ) 


( ii ) Against serial No . 234 in column (2 ) for the entries relating to Sabal serrulata , in column ( 3) the 
following entries shall be inserted : 


( 1 ) 


(3 ) 


( 2 ) 
Sabal serrulata 


234 


Saw palmetto root/ fruit (dried ) for medicinal use 


(iii ) Against serial No. 238 in column (2) for the entries relating to Sambucus niger, in column (3 ) 
the following entries shall be inserted : 


( 1) 


( 2 ) 


238 


Sambucus niger 


( 3) 
Elderberry dried fruits for consumption / medicinal 
purpose and leaves/ flowers (dried ) for medicinal purpose 


(iv ) Against serial No . 242 in column (2) for the entries relating to Schoenocaulon officinale, in 
column ( 3 ) the following entries shall be inserted : 
( 1 ) (2 ) 

(3 ) 
242 Schoenocaulon officinale Sabadilla Seeds/ crushed seeds (dried ) for medicinal use 


6 . In Schedule X of the Plant Quarantine (Regulation of import into India ) Order, 2003 the entries 

relating to following serial numbers , in column ( ii), shall be replaced with the following entries 
namely : 
S . No. 

Issuing Authority 
( 1 ) 

The Officer- in -charge 
Plant Quarantine Station , 

Indore (Madhya Pradesh ) 
42 . The Officer- in -charge 

Plant Quarantine Station , 
Nagpur (Maharashtra ) 


[ F . No. 8 - 108 /2018 -PP . II ] 
ATISH CHANDRA , Jt. Secy . 


[ TT II - 005 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


6th December 2006 , 2008. S .O . 2888 (E ), dateco 5.0 . 3269 (E ), dated 23 


Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India ) Order, 2003 was published in the Gazette of 
India , vide, number S . O . 1322 (E ) dated 18th November, 2003 , and subsequently amended vide number 
S . 0 . 167( E ), dated 6th February 2004 , S .O . 427 ( E ), dated 29th March , 2004 , S . O . 644 ( E ), dated 314 May 2004 , 
S . O . 263( E ), dated 25th February 2005 , S . O . 462 (E ), dated 31st March 2005 , S .O . 1121 ( E ), dated 14th July 
2006 , S .O . 1353 (E ), dated 31st July 2006 , S .O . 1873 (E ), dated 31st October 2006 , S .O . 2074 (E ), dated 
6th December 2006 , S .O . 2069( E ), dated 3rd December, 2007, S . O . 3 ( E ), dated 1st January , 2008 , S .O . 2847 ( E ), 
dated 8th December, 2008 , S . O . 2888 ( E ), dated 15th December, 2008, S . O . 2286 ( E ), dated 9th September , 
2009 , S . O . 2390 (E ), dated 16th September, 2009 , S . O . 3269 (E ), dated 23rd December, 2009 , S .O . 3298 ( E ), 
dated 24th December, 2009 , S . O . 907 (E ), dated 214 April , 2010 , S . O . 2095 ( E ), dated 27th August, 2010 , 
S . O . 2284 (E ), dated 15th September, 2010 , S .O . 2516 ( E ), dated 11th October , 2010 , S .O . 2711 ( E ) dated 
4th November, 2010 , S .O . 3052 ( E ) dated 28th December, 2010 , S .O . 887 (E ) dated 28th April , 2011 , 
S . O . 2845 ( E ) dated 21st December, 2011, S .O . 296 (E ) dated 17th February , 2012 , S . O . 2775 ( E ) 
dated 23rd November , 2012 S.0 .799(E ) dated 21st March , 2013, S.O . 1378 (E ) dated 28th May, 2013 , 
S .O . 1531 ( E ) dated 14th June , 2013, S .O . 2919 ( E ) dated 26th September, 2013, S . O . 1508 (E ) dated 13th June, 2014 , 
S .O . 1632( E ) dated 27th June, 2014 , S .O . 2320( E ) dated 12th September, 2014 , S. O . 2542( E ) dated 
29th September, 2014 , S .O . No .2879 (E ) dated 11th November, 2014 , S . O . No.3114 ( E ) dated 10th December, 
2014 , S .O . 1413 ( E ) dated 26th May , 2015 , S . O . 2496 ( E ) dated 15th September, 2015 , S . O . 101( E ) dated 
13th January , 2016 , S .O . 608 ( E ) dated 7th March , 2016 S . O . 1873 ( E ) dated 25th May , 2016 , S .O . 2192 (E ) 
dated 20th June, 2016 , S . O . 2248 ( E ) dated 29th June , 2016 , S . O . 2453( E ) dated 5th July , 2016 , S .O . 2614 ( E ) 
dated 5th August, 2016 and S.O . 264 (E ) dated 12th January , 2017 , S.O . 364 (E ) dated 3rd February, 2017, 
S . O . 1344 ( E ) dated 27th April , 2017 , S .O . 1475 (E ) dated 8th May , 2017 , S . O . 2019 ( E ) dated 21st June, 2017 
and S . O . 2152 ( E ) dated 6th July , 2017 and S .O . 2752 ( E ) dated 23rd August, 2017 , S . O . 3293( E ) dated 
6th October, 2017 , S .O . No.3556 ( E ) dated 7th November, 2017 and S . O . 4082 (E ) dated 27th December, 2017 , 
S .O . 1248 (E ) dated 20th March , 2018 , S .O . 1873 (E ) dated 10th May , 2018 , S. O . No .1930 dated 15th May , 
2018 , S . O . 2059( E ) dated 24th May, 2018 , S . O . 2286 ( E ) dated 4th June , 2018 and S . O . 3194 ( E ) dated 
29th June , 2018 , S .O . 3392 ( E ) dated 10th July, 2018 , S .O . 3998 (E ) dated 16th August , 2018 , S .O . 5158 (E ) dated 
3rd October, 2018 and S . O . 5830 (E ) dated 22nd November , 2018 and S . O . 6224 ( E ) dated 18th December , 2018 , 
S .O . No.941(E ) dated 19th February, 2019 and S. O . 1728 (E ) dated 6th May, 2019 , S .O . 1817 (E ) dated 
24th May , 2019, S . O . No.1954 ( E ) dated 11. 06 .2019, S .O . 2525 ( E ) dated 15th July, 2019 and S .O . 2603 ( E ) 
dated 18th July , 2019 and S .O . 3141( E ) dated 29th August , 2019 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR KUMAR 


Digitally signed by ALOK 


Date: 2019.10.09 12:25:09 
+ 05 30 


